निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 आषाढ 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 815 ) पटना, मंगलवार, 14 जुलाई 2015 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


अधिसूचनाएं 

17 जून 2015 
सं0 मं0मं0 - 01 / मंत्रिपरिषद् - 05 / 2011 / 747 – भारत संविधान के अनुच्छेद - 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 ( समय समय पर यथा 
संशोधित ) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं : 

- :: संशोधन :: 
(1 ) बिहार कार्यपालिका नियमावली , 1979 ( समय समय पर यथा संशोधित ) की प्रथम अनुसूची के "क्रमांक - 01 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ( क ) मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन क्रमांक - 24 के बाद निम्नलिखित दो नये क्रमांक 
" 24 क एवं 24 ख " जोड़े जाएंगें : 

"24 क - मुख्यमंत्री के परामर्शी की नियुक्ति । " । 
"24 ख - मंत्रिमंडल की स्थायी समितियाँ, मंत्रिपरिषदीय समितियाँ , राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति 

एवं मंत्रियों के समूह का गठन । " । 
( 2 ) बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 ( समय समय पर यथा संशोधित ) के नियम - 32 ( क ) की उप कंडिका 
( XX ) के बाद निम्नलिखित एक नई उप कंडिका XXi ) जोड़ी जाएगी : 

" AXi ) मंत्रिमंडल की स्थायी समितियाँ , मंत्रिपरिषदीय समितियाँ, राज्य स्तरीय अनुश्रवण 
समिति एवं मंत्रियों के समूह का गठन । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिशिर सिन्हा , 

सरकार के प्रधान सचिव । 
The 17th June 2015 
No . MM -01/Mantri Parishad -05 /2011/ 747 — In exercise of the powers conferred by 
clause ( 3 ) of Article 166 of the constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to 

make the following amendment in the Rules of Executive Business , of Bihar, 1979 
( Amended fromtime to time) withimmediate effect : 


far TT ( 3FITEIRUT), 14 TAIS 2015 

Amendment 
1. The following New Serial No- 24 A and 24 B shall be added after serial No - 24 of 
the list Sl. No. -01 Cabinet Secretariat Department (a ) Cabinet Secretariat in First Schedule 
of Rules of Executive Business, 1979 (amended from time to time) : 

" 24A . Appointment of advisor to the Chief Minister " 

" 24B . Constitution of Standing Committees of the Cabinet, Cabinet 
Committees , State Level Monitoring Committee and Group ofMinisters ." 
2 . The following Sub Para - XXi) Shall be added after Sub Para. - (XX ) of the Rule 32 
(a ) of Rules of Executive Business, 1979 ( amended from time to time) as under : 

XXi) " Constitution of Standing Committees of the Cabinet, Cabinet 
Committees , State Level Monitoring Committee and Group of Ministers." 

By order of theGovernor of Bihar , 

SHISHIR SINHA , 
Principal Secreatry to Government. 


vernme 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
far TT ( 3RITETUT ) 815 -571 + 100 - octonton 

Website : http ://egazette.bih . nic .in 


